रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अक्तूबर 24 , 2019 / कार्तिक 2 , 1941 
NEW DELHI, THURSDAY , OCTOBER 24 , 2019 /KARTIKA 2, 1941 


सं . 635 ] 


No. 635] 


NEW 


कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2019 
सा . का .नि . 810( अ). केन्द्रीय सरकार , सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ( 2005 का 22 ) की धारा 27 की 
उपधारा (2) के खंड (गक) और खंड (गख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

अध्याय I 

प्रारंभिक 
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना 
आयुक्त , सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि , वेतन , भत्ते 

और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ) नियम , 2019 है । 
( 2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

अध्याय II 
2. परिभाषाएं-(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,-- 
( क) " अधिनियम " से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ( 2005 का 22) अभिप्रेत है; 
( ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग " का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड ( ख) में उसका है ; 
( ग ) "मुख्य सूचना आयुक्त " और " सूचना आयुक्त " का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ ) में उसका है ; 
( घ ) " राज्य मुख्य सूचना आयुक्त " और " राज्य सूचना आयुक्त " का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ठ) में 
उसका है ; 
( ङ) " राज्य सूचना आयोग " का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ट) में उसका है । 


5538 GI/ 2019 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(1)] 


( 2) उन शब्दों और पदों के , जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो 
अधिनियम में उनके हैं । 


अध्याय III 
केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की पदावधि , वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते 
3. पदावधि - मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त , उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है, तीन वर्ष की 
अवधि के लिए पदधारण करेगा । 
4 . नियुक्ति पर वर्तमान सेवा से निवृत्त होना- यथास्थिति , ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को , जो आयोग में 
उनकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना 
आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्त की तारीख से ऐसी सेवा से निवृत्त समझा जाएगा । 
5. वेतन – (1) मुख्य सूचना आयुक्त प्रतिमास रुपये 2, 50 , 000 ( दो लाख पचास हजार रुपए) (नियत ) वेतन प्राप्त करेगा। 
(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, प्रतिमास रुपये 2, 25, 000 ( दो लाख पच्चीस हजार रुपए) (नियत ) वेतन प्राप्त करेगा । 
( 3) यदि, यथास्थिति , मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त , अपनी नियुक्ति के समय, कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो , 
यथास्थिति , ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन में से , उस पेंशन की , जिसके अंतर्गत पेंशन का कोई ऐसा भाग 
जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के 
समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा । 
( 4) यदि, यथास्थिति , मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त , अपनी नियुक्ति के समय , किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य 
अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके 
नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो , 
यथास्थिति , मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति प्रसुविधा के समतुल्य 
पेंशन की रकम को कम कर दिया जाएगा । 
6. मंहगाई भत्ता - यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला कोई पद धारण 
करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर समय -समय पर यथा पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। 
7. छुट्टी - ( 1) यथास्थिति , मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त उतनी छुटटी के अधिकारों का हकदार होगा जो केन्द्रीय 
सरकार में समान वेतन वाला कोई पदधारण करने वाले किसी अधिकारी के लिए स्वीकृत हैं । 
( 2) मुख्य सूचना आयुक्त की दशा में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति होंगे और सूचना आयुक्तों की 
दशा में मुख्य सूचना आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होगा। 
8. अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के बदले नकद संदाय - यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, पदावधि पूरी होने के 
समय उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी का पचास प्रतिशत नकदीकरण का हकदार होगा : 
__ परंतु , यथास्थिति, ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के लिए, जो यथास्थिति , मुख्य सूचना आयुक्त और 

में नियुक्ति के पहले केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से निवृत्त हो गया था , ऐसी कुल 
अवधि , जिसके लिए वह अनुपयोजित अर्जित छटी के नकदीकरण का हकदार होगा . यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य 

न वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथास्वीकत 
अधिकतम अवधि के अध्यधीन होगी । 
9. चिकित्सा सुविधा- यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त , केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में यथा उपबंधित 
चिकित्सीय उपचार और चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे और ऐसे स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रवर्तन 
में नहीं है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त , केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम , 1944 में यथाउपबंधित 
चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा । 
10. आवास सुविधा -( 1) यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त , उपलब्धता के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार 
द्वारा समय - समय पर विहित दरों पर लाइसेंस फीस के संदाय पर केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले 
किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय प्रकार के साधारण पूल आवास सुविधा से शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2 ) जहां मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट साधारण पूल आवास सुविधा उपलब्ध नहीं 
करवाई गई है या वह स्वयं उसका उपभोग नहीं कर रहा है वहां उसे केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने 
वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर मकान किराया भत्ते का संदाय किया जा सकेगा । 
11. छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता , दैनिक भत्ता- यथास्थिति , मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त , केन्द्रीय सरकार में 
समान वेतन वाला पदधारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत , यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का 
यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को यथाशक्य लागू हकदार होगा । 

अध्याय IV 
राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि , वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य 
निबंधन और शर्ते 
12. पदावधि - यथास्थिति , राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त , उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण 
करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा । 
13. नियुक्ति पर वर्तमान सेवा से निवृत्त होना - यथास्थिति , ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों को , जो 
आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, राज्य सूचना आयोग में राज्य 
मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्त की तारीख से ऐसी सेवा से निवृत्त समझा जाएगा । 
14. वेतन- (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्रतिमास रुपये 2, 25, 000 ( दो लाख पच्चीस हजार रुपए) (नियत ) वेतन प्राप्त करेगा । 
( 2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त , प्रतिमास रुपये 2,25,000 ( दो लाख पच्चीस हजार रुपए) (नियत ) वेतन प्राप्त करेगा । 
( 3) यदि, यथास्थिति , राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त , अपनी नियुक्ति के समय, कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है 

से राज्य मख्य सचना आयक्त या राज्य सचना आयक्त के वेतन में से . उस पेंशन की . जिसके अंतर्गत पेंशन का 
कोई ऐसा भाग जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति फायदों के 
अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा । 
( 4) यदि, यथास्थिति , राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त , अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम 
या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या 
उसके नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो , 
यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति प्रसुविधा 
के समतुल्य पेंशन की रकम को कम कर दिया जाएगा । 
15. मंहगाई भत्ता - यथास्थिति , राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त राज्य सरकार में समान वेतन वाला कोई 
पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर समय - समय पर यथा पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार 
होगा। 
16. छुट्टी - ( 1) यथास्थिति , राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त उतनी छुटटी के अधिकारों का हकदार होगा 
जो राज्य सरकार में समान वेतन वाला कोई पदधारण करने वाले किसी अधिकारी के लिए स्वीकृत हैं । 
( 2) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की दशा में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस राज्य का राज्यपाल होगा और राज्य 
सूचना आयुक्तों की दशा में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होगा । 
17 . अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के बदले नकद संदाय- यथास्थिति , राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त , पदावधि 
पूरी होने के समय उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी का पचास प्रतिशत नकदीकरण का हकदार होगा: 
परंतु , यथास्थिति , ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के लिए, जो यथास्थिति , राज्य मुख्य 

ज्य सचना आयक्त के रूप में नियक्ति के पहले केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से निवत्त 
हो गया था , ऐसी कुल अवधि , जिसके लिए वह अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हकदार होगा , यथास्थिति केन्द्रीय 
सरकार या राज्य सरकार में समय- समय पर यथापुनरीक्षित समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को 
यथास्वीकृत अधिकतम अवधि के अध्यधीन होगी । 
18. चिकित्सा सुविधा- यथास्थिति , राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त , केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में 
यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार और चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे और ऐसे स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 
स्कीम प्रवर्तन में नहीं है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त , केन्द्रीय सेवा ( चिकित्सा परिचर्चा) नियम , 1944 
में यथाउपबंधित चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


19. आवास सुविधा – ( 1 ) यथास्थिति , राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त , उपलब्धता के अधीन रहते हुए , 
राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर विहित दरों पर लाइसेंस फीस के संदाय पर राज्य सरकार में समान वेतन वाला पद धारण 
करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय प्रकार के साधारण पूल आवास सुविधा से शासकीय निवास के उपयोग का 
हकदार होगा। 
( 2) जहां, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उपनियम ( 1) में निर्दिष्ट साधारण पूल आवास 
सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है या वह स्वयं उसका उपभोग नहीं कर रहा है वहां उसे राज्य सरकार में समान वेतन वाला 
पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर मकान किराया भत्ते का संदाय किया जा सकेगा । 
20. छुट्टी यात्रा रियायत , यात्रा भत्ता , दैनिक भत्ता - यथास्थिति , राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त , राज्य 
सरकार में समान वेतन वाला पदधारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत , यात्रा भत्ते और 
दैनिक भत्ते का यथास्थिति , राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को यथाशक्य लागू हकदार होगा । 

अध्याय V 
21. अवशिष्ट उपबंध- मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त , राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों की ऐसी 
सेवा शर्ते . जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है. प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार को उसके 
विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट की जाएंगी और इस पर केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त 
या सूचना आयुक्त पर , राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त पर आबद्धकर होंगे। 
22. शिथिल करने की शक्ति - केन्द्रीय सरकार को इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग में व्यक्तियों के संबंध में 
शिथिल करने की शक्ति होगी । 
23. निर्वचन – यदि इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उदभूत होता है तो वह केन्द्रीय सरकार को 
उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा । 

[ फा . सं . 1/ 5/ 2019- आईआर] 

लोक रंजन , अपर सचिव 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 

( Department of Personnel and Training ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th October, 2019 
G . S . R . 810 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clauses (ca ) and (cb ) of sub - section ( 2 ) of 
section 27 of Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the 
following rules , namely : 

CHPATER I 

PRELIMINARY 
1. Short title and commencement. — ( 1 ) These rules may be called The Right to Information ( Term of 
Office , Salaries , Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, 
Information Commissioners in the Central Information Commission , State Chief Information Commissioner 
and State Information Commissioners in the State Information Commission ) Rules , 2019 . 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

CHAPTER II 
2 . Definitions. — ( 1) In these rules, unless the context otherwise requires, - 
( a ) “ Act means the Right to Information Act, 2005 ( 22 of 2005 ); 
(b ) “ Central Information Commission ” shall have the same meaning assigned to it under clause (b ) of 
section 2 of the Act ; 


[ 911 II - WU5 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(c ) “ Chief Information Commissioner ” and “ Information Commissioner” shall have the same meaning 
assigned to it under clause (d ) of section 2 of the Act ; 
(d ) “ State Chief Information Commissioner” and “ State Information Commissioner” shall have the same 
meaning assigned to it under clause (1) of section 2 of the Act; 
(e ) “ State Information Commission” shall have the same meaning assigned to it under clause (k ) of 
section 2 of the Act. 
( 2 ) The words and expressions used and not defined under these rules, but defined in the Act shall have 
the samemeaning as respectively assigned to them in the Act. 

CHAPTER III 
TERM OF OFFICE , SALARIES , ALLOWANCES AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF 
SERVICE OF THE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER AND INFORMATION 

COMMISSIONER IN THE CENTRAL INFORMATION COMMISSION 
3. Term of office . — The Chief Information Commissioner, or Information Commissioners, as the case may 
be , shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office. 
4 . Retirement from parent service on appointment. — The Chief Information Commissioner or Information 
Commissioners, as the case may be, who on the date of his appointment to the Commission , was in the service 
of the Central or a State Government, shall be deemed to have retired from such service with effect from the 
date of his appointment as Chief Information Commissioner or an Information Commissioner in the Central 
Information Commission . 
5 . Pay . — (1 ) The Chief Information Commissioner shall receive a pay of Rs. 2 ,50 ,000 (Rupees two lakh and 
fifty thousand ) (fixed ) per mensem . 
(2) An Information Commissioner shall receive a pay of Rs. 2,25,000 (Rupees two lakh and twenty five 
thousand ) (fixed ) per mensem . 
(3) In case the Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, at the 
time of his appointment is, in receipt of any pension , the pay of such Chief Information Commissioner or 
Information Commissioners, as the case may be , shall be reduced by the amount of that pension including any 
portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits 
excluding pension equivalent of retirement gratuity ; 
(4 ) In case the Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, at the 
time of his appointment, is in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in 
Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or 
controlled by the Central Government or the State Government, his pay in respect of the service as the Chief 
Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be reduced by the 
amount of pension equivalent to the retirement benefits. 
6 . Dearness Allowance. — The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case 
may be , shall be entitled to draw dearness allowance at the rate admissible to an officer holding a post 
carrying the same pay in the Central Government, as revised from time to time. 
7 . Leave. — (1) The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall 
be entitled to rights of leave as per admissibility to an officer holding a post carrying the same pay in the 
Central Government, as revised from time to time. 
( 2 ) In case the Chief Information Commissioner, the competent authority to sanction the leave shall be the 
President of India and in case of the Information Commissioners, the Chief Information Commissioner shall 
be the competent authority . 
8. Cash Payment in lieu of unutilised Earned Leave. — The Chief Information Commissioner or 
Information Commissioners , as the case may be, shall be entitled to encashment of fifty per cent. of earned 
leave to his credit at the time of completion of tenure : 

Provided that for a Chief Information Commissioner or an Information Commissioner, as the case 
may be, who had retired from the service of the Central or a State Government prior to appointment as a Chief 
Information Commissioner and Information Commissioner , as the case may be , the aggregate period for 
which the encashment of unutilised earned leave shall be entitled shall be subject to a maximum period as per 
admissibility to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government or the State 
Government, as the case may be, as revised from time to time. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


9 . Medical Facilities . The Chief Information Commissioner and Information Commissioners, as the case 
may be , shall be entitled to medical treatment and Hospital facilities as provided in the Central Government 
Health Scheme and at places where the Central Government Health Scheme is not in operation , the Chief 
Information Commissioner and Information Commissioner shall be entitled to medical facilities as provided in 
the Central Service (Medical Attendance ) Rules, 1944 . 
10 . Accommodation . — ( 1) The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case 
may be, shall be eligible subject to availability , to the use of official residence from the general pool 
accommodation of the type as admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the Central 
Government on the payment of the license fee at the rates prescribed by Central Government from time to 
time. 
(2 ) Where Chief Information Commissioner or an Information Commissioner is not provided with or does not 
avail himself of the general pool accommodation referred to in sub -rule ( 1), he may be paid House Rent 
Allowance at the rate admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the Central 
Government. 
11. Leave Travel Concession , Travelling Allowance , Daily Allowance. The Chief Information 
Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to leave travel concession, 
travelling allowance and daily allowance as admissible to an officer holding a post carrying the same pay in 
the Central Government as far as may be, apply to the Chief Information Commissioner and Information 
Commissioner, as the case may be . 

CHAPTER IV 
TERM OF OFFICE , SALARIES , ALLOWANCES AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF 

SERVICE OF THE STATE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER AND STATE 

INFORMATION COMMISSIONERS IN THE STATE INFORMATION COMMISSION 
12 . Term of office . — The State Chief Information Commissioner , or State Information Commissioners , as the 
case may be, shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office . 
13. Retirement from parent service on appointment. — The State Chief Information Commissioner or State 
Information Commissioners, as the case may be , who on the date of his appointment to the Commission , was 
in the service of the Central or a State Government, shall be deemed to have retired from such service with 
effect from the date of his appointment as State Chief Information Commissioner and State Information 
Commissioner in the State Information Commission . 
14 . Pay . — (1 ) The State Chief Information Commissioner shall receive a pay of Rs. 2 ,25 ,000 (Rupees two 
lakh and twenty five thousand ) ( fixed ) per mensem . 
(2 ) The State Information Commissioners shall receive a pay of Rs. 2 ,25 ,000 (Rupees two lakh and twenty 
five thousand ) (fixed ) permensem . 
( 3 ) In case the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners , as the case may 
be , at the time of his appointment is, in receipt of any pension , the pay of such State Chief Information 
Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be reduced by the amount of 
that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of 
retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity . 
(4) In case the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners , as the case may 
be , at the time of his appointment, is in receipt of retirement benefits in respect of any previous service 
rendered in Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company 
owned or controlled by the Central Government or the State Government, his salary in respect of the service 
as the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners shall be reduced by the 
amount of pension equivalent to the retirement benefits. 
15 . Dearness Allowance . — The State Chief Information Commissioner and State Information 
Commissioners, as the case may be, shall be entitled to draw dearness allowance at the rate admissible to an 
officer holding a post carrying the samepay in the State Government, as revised from time to time. 
16 . Leave. — ( 1) The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners , as the case 
may be , shall be entitled to rights of leave as per admissibility to an officer holding a post carrying the same 
pay in the State Government, as revised from time to time. 


[ TT II - QUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2 ) In case of the State Chief Information Commissioner, the competent authority to sanction the leave shall 
be the Governor of the State and in case of the State Information Commissioners, the State Chief Information 
Commissioner shall be the competent authority . 
17 . Cash Payment in lieu of unutilized Earned Leave . — The State Chief Information Commissioner or 
State Information Commissioners, as the case may be , shall be entitled to encashment of fifty per cent. of 
earned leave to his credit at the time of completion of tenure : 

Provided that a State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners , as the 
case may be, who had retired from the service of the Central or a State Government prior to appointment as a 
State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners respectively , the aggregate period 
for which the encashment of unutilised earned leave shall be entitled shall be subject to a maximum period as 
per admissibility to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government or the State 
Government, as the case may be , as revised from time to time. 
18 .Medical Facilities . — The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners , as 
the case may be, shall be entitled to medical treatment and Hospital facilities as provided in the Central 
Government Health Scheme and at places where the Central Government Health Scheme is not in operation , 
the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners, as the case may be , shall be 
entitled to medical facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance ) Rules, 1944 or such 
medical facilities provided by the State Government to an officer holding a post carrying the same pay in the 
State Government, as revised from time to time. 
19 . Accommodation . — ( 1) The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners , 
as the case may be , shall be eligible subject to availability , to the use of official residence from the general 
pool accommodation of the type as admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the State 
Government on the payment of the license fee at the rates prescribed by State Government from time to time. 
( 2 ) Where State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners , as the case may be , is 
not provided with or does not avail himself of the general pool accommodation referred to in sub - rule (1), he 
may be paid House Rent Allowance at the rate admissible to an officer holding a post carrying the same pay in 
the State Government . 
20 . Leave Travel Concession , Travelling Allowance , Daily Allowance. — The State Chief Information 
Commissioner or State Information Commissioners , as the case may be , shall be entitled to leave travel 
concession , travelling allowance and daily allowance as admissible to an officer holding a post carrying the 
same pay in the State Government as far as may be , apply to the State Chief Information Commissioner or 
State Information Commissioners . 

CHAPTER V 
21 . Residuary Provision . — The conditions of service of the Chief Information Commissioner or an 
Information Commissioner, State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners for 
which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central 
Government for its decisions and the decisions of the Central Government thereon shall be binding on the 
Chief Information Commissioner or an Information Commissioner of the Central Information Commission , 
State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner of the State Information 
Commission . 
22. Power to relax . — The CentralGovernment shall have power to relax the provisions of any of these rules 
in respect of any class or category of persons. 
23 . Interpretation . — If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these 
rules, it shall be referred to the Central Government for decision . 

[F . No. 1/ 5 /2019 -IR ] 
LOK RANJAN , Addl. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

KUMAR 
VERMA 


MANOJ 


Digitally signed by 
MANOJ KUMAR 
VERMA 
Date : 2019.10 .24 
22: 15:30 +05 30 


